Supplement - II 


MANANEE 


सत्यमेव जयते 


GOVT.OF 


ARYANA 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No. 39-2019 ] 


CHANDIGARH, TUESDAY , SEPTEMBER 24, 2019 ( ASVINA 2, 1941 SAKA ) 

General Review 


- 


पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, हरियाणा की वर्ष 2018-19 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा । 

दिनांक 6 सितम्बर, 2019 
क्रमांक 8 / 23-2017 - पुरा / 8256.- हरियाणा राज्य में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का उद्भव 1972 में स्वतंत्र रूप 
से एक निदेशालय के रूप में हुआ । तब से पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में कई विशेष उपलब्धियां प्राप्त की 
हैं । 

इस विभाग की प्रमुख गतिविधियां पुरातात्विक अवशेषों का अन्वेषण एवं उत्खनन, प्राचीन स्मारकों / स्थलों का संरक्षण , 
संग्रहालय सम्बन्धी गतिविधियां तथा पुरावस्तुओं का रासायनिक उपचार करना आदि है । 

विषयाधीन वर्ष में नान प्लान पक्ष पर 1,96,06,00 / - रूपये, प्लान पक्ष पर 1219,00000 / -रूपये की ( 1000 लाख की 
राशी कैपिटल पक्ष सहित ) बजट व्यवस्था थी , जिसके विरूद्ध 1,50,59,000 / -रूपये नान प्लान पक्ष पर 16,11,38,000 / -रूपये 
प्लान पक्ष पर खर्च हुए हैं । 3,79,00,000 / - रूपये की राशी लोक निर्माण विभाग हरियाणा को सैक्टर -5 , पंचकूला में 
संग्रहालय के निर्माण कार्य के लिये दिये गये । 

विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में कुनाल, जिला फतेहाबाद में विभाग और इण्डियन आरक्योलोजिकल सोसायटी, नई दिल्ली 
एवं राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से उत्खनन कार्य करवाया गया , जिसमें प्राग हड़प्पन पुरातात्विक सामग्री, 
पुरावशेष तथा मिट्टी के बर्तन , मनके इत्यादि बहुमूल्य पुरावस्तुएं प्राप्त हुई । 

वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग ने राम सरोवर मौहल्ला, रेवाड़ी से ब्रिटिश कालीन 561 चांदी के सिक्कें प्राप्त किए व 
8 तांबे के सिक्के गांव लुदाना जिला जींद से प्राप्त किए और एक बौद्व देवी उषनिश विजय तारा की पत्थर की मूर्ति 
बायोडायवरसिटी पार्क गुरूग्राम से प्राप्त की गई । 


चण्डीगढ़ः 
दिनांक 8 अगस्त , 2019. 


धीरा खण्डेलवाल , 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , 

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग । 


(167 ) 


168 


SUPPLT. TO HARYANA GOVT. GAZ ., SEPT . 24 , 2019 (ASVN . 2 , 1941 SAKA ) 


REVIEW OF THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS 

DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2018-19 


The 6th September, 2019 
No. 8 /23-2017- Pura /8256.— The Department of Archaeology and Museums, Haryana started functioning as 
an independent directorate in the year 1972. Since then the Archaeology and Museums Department has made 
remarkable achievement in different fields of its activities. 


The main functions of the Department include excavation and exploration , conservation of ancient 
monuments / sites, museum activities and chemical treatment of antiquities. 

During the period under report a budget provision of Rs. 1,96,06,000 / - was made on the Non -Plan side, 
Rs. 12,19,00,000 /- on Plan side including 1000 lac on capital side against which Rs. 1,50,59,000 /- on Non -Plan , 
Rs.16,11,38,000 / - on Plan side were spent, Rs. 3,79,00,000 released to PWD B & R Haryana to Construction of State 
Archaeological Museum at Sector -5 , Panchkula . 

During the year 2018-19 archaeological excavation has been conducted by the Department at Kunal in 
Fatehabad district in collaboration with Indian Archaeological Society, New Delhi and National Museum , New Delhi. 
Excavation has revealed the remains of Pre -Harappan to Painted Grey Ware Culture (PGW ) and were supposed to be 
one of the earliest remains of Pre -Harappan settlements in India . 

Apart from this, Department has collected 561 silver coins belonging to British Period from Ram Sarovar 
Mohalla , Rewari District. 8 copper coins are also found and collected from Ludana village of Jind district . 
Department has collected a stone image Buddhist deity of Ushnisha Vijaya Tara from Biodiversity Park Gurugram . 


Chandigarh : 
The 8th August, 2019 . 


DHEERA KHANDELWAL , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Archaeology and Museums Department. 


57327 – C.S. - H.G.P ., Chd. 


